रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY. 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PARTII - Section3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 582 ] 
No. 582 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 12 , 2013 / फाल्गुन 21 , 1934 
NEW DELHI, TUESDAY ,MARCH 12 , 2013/PHALGUNA 21, 1934 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 मार्च, 2013 
का . आ . 627( अ). - आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2)में उल्लिखित 
उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली 
विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित 
लागत को अनुमोदित करती है तथा सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती 
है जिसे उक्त धारा 35 क. ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुमत किया जाना है, नामत : 

सारणी 
क्रम सं0 संस्था का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम और धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के 
उसकी अनुमानित लागत रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत 

की अधिकतम राशि 
(1) 

(2 ) 
निलाचल सेवा प्रतिष्ठान , दया सुविधाओं से वंचित लोगों के वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने वाले | 
विहार (कनास), पुरी लिए संस्थागत देखरेख की तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
उड़ीसा- 752 017 

गुणवत्ता को बेहतर करना। | 2012-13, 2013-14, 2014-15 के 
( लागत 6.14 करोड़ रूपये) लिए 6.14 करोड़ रूपये । 


( 3 ) 


1043 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ---SEC . 3(ii)] 


अनुपम मिशन , ब्रह्मज्योति , प्रगनन तीर्थ-सर्वांगीण शिक्षण वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने वाले 
योगीजी मार्ग, मोगरी गॉव , संस्थान 

तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
जिला- आनन्द, गुजरात । 

( लागत 29 . 62 करोड़ रूपये 2012-13, 2013- 14 , 2014- 15 के 
( पूंजीगत लागत के रूप में लिए 29 .62 करोड़ रूपये( पूंजी लागत 
26.62 करोड़ रूपये तथा कॉपर्स के रूप में 26.62 करोड़ रूपये तथा 
निधि के रूप में 3 करोड़ रूपये ) कार्पस निधि के रूप में 3 करोड़ 

रूपये ) 
जीवन ज्योति केन्सर रिलीफ एंड जीवन ज्योति केन्सर रिलीफ वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने वाले 
केयर ट्रस्ट, 3/ 9, कोन्डाजी चॉल, एंड केयर ट्रस्ट की वर्तमान तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
जेरबाई वाडिया रोड , टाटा गतिविधियों को चालू रखना । 2012-13, 2013-14, 2014- 15 के 
हॉस्पिटल के नजदीक, पारेल- 12 , ( लागत 10. 00 करोड़ रूपये) लिए 10 . 00 करोड़ रूपये 
| मुंबई , महाराष्ट्र । 


नबारून सेवा निकेतन , गॉव एवं ग्रामीण बेसहारा लोगों के लिए वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने वाले 
डाकघर , पुलसिता , पी.एस . मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
कोलाघाट , जिला पूरबा मेदिनीपुर , कराना । ( लागत 54 . 00 लाख 2012- 13 , 2013 - 14 , 2014- 15 के 
पश्चिम बंगाल-721 154 

लिए 54. 00 लाख रूपये 


रूपये ) 


कोलकाता रेस्क्यू रजिस्टर्ड | कोलकाता रेस्क्यू 

ऑफिस- 10 निलमोनी मित्र स्ट्रीट , 18.57 करोड़ रूपये ) 
कोलकाता -700 006, पश्चिम 
बंगाल । 
वेदान्ता फाउंडेशन , निरंजन वेदांता सुपर - 30 
बिल्डिंग के पीछे, कॉर्नर ऑफ ई 942 .26 लाख रूपये ) 
रोड, मरीन ड्राइव , मुंबई - 400 
002 


( लागत वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 

तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
2012- 13, 2013- 14, 2014-15 के 

लिए 18. 57 करोड़ रूपये 
( लागत वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 

तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
2012- 13, 2013-14, 2014-15 के 
लिए 942. 26 लाख रूपये 


आचार्य आयुर्वेद फाउंडेशन , वाडागांव मवाल, वमाल तालुका, वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
केशवानगर , वाडागांव, मवाल, | जिला पुणे, महाराष्ट्र में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
तालुका मवाल, जिला पुणे, दीर्घकालीन रोगों के लिए 2012- 13 , 2013- 14 , 2014- 15 के 
महाराष्ट्र 

विशेषरूप से मधुमेहं आदि के लिए 4. 95 करोड़ रूपये (1 करोड़ 
लिए आयुर्वेद उपचार तथा रूपये की कॉर्पस निधि सहित ) 
अनुसंधान केन्द्र। ( लागत 4. 95 
करोड़ रूपये ( 1 करोड़ रूपये की 
कॉपर्स निधि सहित )) 


श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट, मैसूर , कर्नाटक के 21 गांवों में वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
जयलक्ष्मी एस्टेट , नं0 29 ( ओल्ड ग्रामीण विकास परियोजना । तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
नं0 8), हडाउस रोड , चेन्नई - ( लागत 1.5 करोड़ रूपये ) 2012-13, 2013-14, 2014-15 के 
600 006 

लिए 1.5 करोड़ रूपये 


[ भाग II 


खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ammaamarewana 


| परिवार एजुकेशन सोसाइटी, | परिवार एजुकेशन सोसाइटी का वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने वाले 
बोनोग्राम , बखराहट रोड , पी . ओ. अवरसंरचनात्मक विकास तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
रसपुंजा , कोलकाता-700 104, ( लागत 12.15 करोड़ रूपये) | 2012-13, 2013- 14 , 2014- 15 के 
पश्चिम बंगाल 

लिए 12. 15 करोड़ रूपये 


10 . . 


परिवार एजुकेशन सोसाइटी , परिवार एजुकेशन सोसाइटी का वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
बोनोग्राम, बखराहट रोड, पी. ओ. परिचालन व्यय । ( 20 करोड़ तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
रसपुंजा , कोलकाता-700 104, रूपये की कॉर्पस निधि सहित | 2012-13, 2013-14, 2014- 15 के 
पश्चिम बंगाल लागत 48 .03 करोड़ रूपये) लिए 20 करोड़ रूपये की कॉर्पस निधि 

सहित 48. 03 करोड़ रूपये) . 
सुन्दरम मेडिकल फाउंडेशन, जरूरी देखभाल तथा वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले | 
# 9सी, चौथा एवेन्यू , शान्ती आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
कॉलोनी, अन्ना नगर, चेन्नई - 40 | प्रदान कराना तथा सुविधाओं से 2012-13, 2013-14, 2014- 15 के 

वंचित वरिष्ठ नागरिकों एवं लिए 10. 23 करोड़ रूपए 
लोगों को मुफ्त में क्रिटिकल 
बहुविशेष स्वास्थ्य सेवाएं 
उपलब्ध कराना (लागत 10.23 

करोड़ रूपये) 
ओक्सफाम इंडिया , प्लॉट नं01 , ऑक्सफाम इंडिया ह्यमनिटेरियन वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
सामुदायिक केन्द्र , दूसरा तल, रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर रिस्क तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
( सुजान महिन्द्र हॉस्पिटल के रिडक्शन ( लागत 16.98 करोड़ 2012-13, 2013 -14, 2014- 15 के 
आगे), न्यू फ्रेन्डस कॉलोनी, नई | रूपये ) 

लिए 16 .98 करोड़ रूपये 
दिल्ली- 110 025 


MAH 


बासावनागुड़ी एक्वेटिक सेन्टर , | " अन्तर्राष्ट्रीय मानकों वाला | वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
पमपमहाकवि रोड , शंकरपुरम, तरणताल" (लागत 2.67 करोड़ तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
बासावनागुड़ी , बैंगलोर- 560 रूपये ) 

2012-13 , 2013- 14 , 2014-15 के 
004, कर्नाटक 

लिए 2. 76 करोड़ रूपये 


डेवलेपमेंट ऐक्सीलेंस फाउंडेशन, सिकर , राजस्थान में वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले | 
| सीईसीआईएल कोर्ट , दूसरा तल, गतिविधियों को चालू रखना तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
एम. भूषण रोड के ठीक आगे, तथा उनका विस्तार करना । | 2012- 13 , 2013-14, 2014- 15 के 
मुंबई - 400 002 

( लागत 15. 70 करोड़ रूपये) | लिए 15.70 करोड़ रूपये 


आजाद एजुकेशन सोसाईटी , मौलाना आजाद दुर्बल परिवर्तन वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
5883,हाई स्कूल रोड , मिराज, योजना ( दलितों के कल्याण हेतु तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
जिला संगली, महाराष्ट्र-416 | योजना) ( लागत 8. 37 करोड़ 2012-13, 2013-14, 2014 - 15 के 
410 रूपये ) 

लिए 8. 37 करोड़ रूपये 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II _- SEC . 3(ii)] 


|हिन्दू मिशन हॉस्पिटल , 103, 30 वर्षों की सेवा 

वर्ष 2012 -13 से आरंभ होने वाले 
जीएसटी रोड, तम्बारम पश्चिम, हिन्दू मिशन हॉस्पिटल, चेन्नई तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
चेन्नई - 45 ( लागत 27 करोड़ रूपये) 2012-13, 2013-14, 2014-15 के 

लिए 27 . 00 करोड़ रूपये 


झुनझुनु जिला, पर्यावरण सुधार प्रशिक्षण विकास संस्थान , वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले | 
समिति , बी-26, इन्दिरा नगर , | झुनझुनु , जिला चुरू सिकर | तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
झुनझुनु, राजस्थान राजस्थान 

2012-13, 2013-14, 2014- 15 के 
( लागत 21 करोड़ रूपये) लिए 21. 00 करोड़ रूपये 
महिला सेवा समिति , 5/1, रेड महिला सेवा समिति ( कॉर्पस वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
क्रॉस प्लेस, कोलकाता- 700 062 , निधि के रूप में लागत 3.00 तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
वेस्ट बंगाल करोड़ रूपये ) 

2012- 13, 2013-14, 2014- 15 के 
लिए कॉर्पस निधि के रूप में 3. 00 

करोड़ रूपये 
| स्वयंकृषि 17, श्री मलानी मानसिक रूप से विकलांग, वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने वाले 
हाउसिंग को - ऑपरेटिव सोसाईटी, मस्तिष्क पक्षाघात एवं विविध तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
इंडियन एयर लाइन कॉलोनी, अक्षमताओं वाले व्यक्तियों हेतु 2012-13, 2013- 14, 2014- 15 के 
त्रिनुलधेरी सिकन्दराबाद -500 | प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवासीय लिए 6.22 करोड़ रूपये 
015 

सुविधाएं । ( लागत 6. 22 करोड़ 
रूपये ) 


20 . 


शेयर सोसाइटी टू हील ऐड | वर्तमान स्वच्छता, सिंचाई तथा वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
रिस्टोर एजूकेट , सोलीटेयर स्वास्थ्य परियोजना प्रशिक्षण तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
कापरिट पार्क बिल्डिंग नं0 5, केन्द्रों का विस्तार ( लागत 2012-13, 2013-14, 2014-15 के 
सातवां तल , अन्धेरी कुर्ला रोड, 16. 66 करोड़ रूपये ) लिए 16.66 करोड़ रूपये 
अन्धेरी ( ईस्ट ) मुंबई - 400093, 
महाराष्ट्र 
श्री सरधव ग्राम विकास मंडल, रेवाबाई जनरल अस्पताल का वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
माफत रेवाबाई जनरल हॉस्पिटल रखरखाव ( 150 लाख रूपये तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
सरधव, डाकखाना सरधव जिला की कॉर्पस निधि सहित लागत 2012-13 , 2013-14, 2014- 15 के 
गांधीनगर , गुजरात . 290. 40 लाख रूपये ) लिए 150 लाख रूपये की कॉर्पस 

निधि सहित 290 . 40 लाख रूपये ) 


दीपक फाउंडेशन , दीपक फार्म, वडोदरा जिला गुजरात में वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
अपोजिट हरिकपुरा सोसाईटी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
टीबी हॉस्पिटल के जनदीक गोत्री | संस्थान , 

2012 - 13 , 2013-14, 2014- 15 के 
रोड, वडोदरा- 390021 ( लागत 10 करोड़ रूपये) लिए वित्तीय वर्षों के लिए 10.00 

करोड़ रूपये 


[ भाग II.--- खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट, 181, तिवारे गांव , तालुका कारजट , वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
हिल रोड, बान्द्रा(पश्चिम ), मुंबई - जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
400050, महाराष्ट्र 

लाइट एण्ड लाइफ ट्रस्ट 2012- 13, 2013-14, 2014-15 के 
सामुदायिक विकास परियोजना लिए 8. 20 करोड़ रूपये 
जागृति के अंतर्गत बाल गृह 
की स्थापना और संचालान । 
( लागत 8.20 करोड़ रूपये ) 


24 . 


लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट, 181, तिवारे गांव , तालुका कारजट, वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
हिल रोड , बान्द्रा( पश्चिम), मुंबई - जिला रायगढ़ , महाराष्ट्र में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
400050, महाराष्ट्र 

लाइट एण्ड लाइफ ट्रस्ट | 2012-13, 2013-14, 2014- 15 के 
जागृति के अंतर्गत एक लिए 4. 52 करोड़ रूपये 
मेडिकल यूनिट के साथ 
मेडिकल डायनोस्टिक केन्द्र की 
स्थापना और संचालान । 

( लागत 4.52 करोड़ रूपये ) 
| लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट , 181 , तिवारे गांव, तालुका कारजट, वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने वाले 
हिल रोड, बान्द्रा( पश्चिम), मुंबई- | जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
400050, महाराष्ट्र 

लाइट एण्ड लाइफ ट्रस्ट के 2012-13, 2013- 14 , 2014-15 के 
अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृह की लिए 3.28 करोड़ रूपये 
स्थापना और संचालान । 
( लागत 3. 28 करोड़ रूपये ) 


25 . 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


पलाना रेड्डी मेमोरियल चेरिटेबल वर्तमान वृद्धाश्रम की वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाले 
ट्रस्ट डी.नं.-1- 10 -11/ 1, फ्लैट नं0 गतिविधियों का विस्तार और तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 
602 , गोकुल अपार्टमेंट, स्ट्रीट नं0 अनुसूचित जाति / अनुसूचित 2012- 13 , 2013-14, 2014-15 के 
4, अशोक नगर, हैदराबाद- 20 ,| जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं लिए 446 . 83 लाख रूपये 
आन्ध्र प्रदेश 

गरीबी रेखा से नीचे 200 
वयोवृद्ध आने वाले लोगों के 


लिए 


( लागत 446. 83 लाख रूपये) 


2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2012- 13 , 2013- 2014 एवं 2014- 2015 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए और 
उक्त सारणी की क्रम सं0 1 से 26 पर उल्लिखित परियोजना या स्कीम की बाबत प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं. 97/2012/ फा. सं. वी - 27015 /4/ 2012 - एसओ( नेट. कॉम ) ] 

रवीश सानेहवाल , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
1043 07 /13 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- - SEC . 3( ii)] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th March ,2013 
S .O . 627 (E ). In exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government, on 
the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, 
hereby notifies the institutions approved by the said National Committee , mentioned in column (2 ) of 
the Table below , and approves the eligible projects or schemes specified to be carried on by the said 
institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the said Table, and also 
specifies in the column (4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as 
deduction under the said section 35AC for the period of approval, namely : 


TABLE 


Serial 
Number 


Name of the Institution 


(4 ) 


Projector scheme and Maximum amount of 
estimated cost thereof cost to be allowed as 

deduction under section 

35AC 
(3 ) 
Improving the Quality of Rs. 6 .14 crore for three 
Institutional Care for Under - | years commencing with 
privileged People 

financial year 2012 -13 

i.e . 2012 - 13 , 2013 -14 & 
(Cost of Rs. 6 . 14 crore ) 2014 -15 . 


Nilachal Seva Pratisthan , 
Dayavihar (Kanas ), 
Puri, Odisha - 752 017 . 


Anoopam Mission , 
Brahmajyoti, Yogiji Marg, 
Mogri village, District 
Anand , 
Gujarat 


Pragnan Tirth - Sarvangi Rs. 29.62 crore (Rs. 
Shikshan Sansthan . 

26 .62 crore as capital 

cost and Rs. 3 crore as 
(Cost of Rs. 29 .62 crore ) corpus fund ) for three 
(Rs. 26 .62 crore as capital years commencing with 
cost and Rs. 3 crore as financial year 2012 - 13 
corpus fund ) 

i.e . 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 . 


Jeevan Jyot Cancer Relief Maintaining Present 
& Care Trust, 

Activities of Jeevan Jyot 
3 /9 , Kondaji Chawl, Jerbai | Cancer Relief & Care Trust. 
Wadia Road , 
Neat Tata Hospital, (Cost of Rs. 10 .00 crore) 
Parel - 12 ,Mumbai, 
Maharashtra. 


Rs. 10 . 00 crore for three 
years commencing with 
financial year 2012 - 13 
i.e. 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 . 


[ PT ] INOUE 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Nabarun Seva Niketan , 
Village & P .O . Pulsita , 
P .S . Kolaghtat, District 
Purba Medinipur, 
West Bengal - 721 154 . 


Free Cataract Surgeries for Rs. 54 . 00 lakh for three 
Rural Destitute . 

years commencing with 

financial year 2012 - 13 
( Cost of Rs. 54 .00 lakh ). i.e . 2012 - 13 , 2013- 14 & 

2014 - 15 . 


Calcutta Rescue. 


10 , 


Calcutta Rescue , 
Regd . Office - 
Nilmoni Mitra Street , 
Kolkata – 700 006 , 
West Bengal. 


( Cost of Rs. 18 .57 crore). 


Rs. 18 .57 crore for 
threeyears commencing 
with financial year 2012 
13 i.e. 2012 - 13, 2013 -14 
& 2014 - 15 


Vedanta Super - 30 


Vedanta Foundation , 
Opposite Niranjan 
Building, 
Comer of “ E Road , 
Marine Drive, Mumbai - 
400 002 . 


(Cost ofRs. 942.26 lacs). 


Rs. 942 .26 lacs for three 
years commencing with 
financial year2012 - 13 i.e. 
2012 - 13, 2013 - 14 & 
2014 - 15 . 


Acharya 

Ayurved | Ayurved Treatment and Rs. 4 .95 crore ( including 
Foundation , 

Research Center for chronic a corpus fund of Rs. 1 
Keshvanagar, Wadagaon | diseases specially diabetes crore ) for three years 
Maval, 

at Wadagaon Maval, Maval commencing with 
Taluka Maval , District | Taluka, District Pune, financial year 2012 - 13 
Pune, Maharashtra . 

i.e. 2012 -13 , 2013 -14 & 
Maharashtra . 

2014 - 15 . 
(Cost of Rs. 4 .95 crore 
(including a corpus fund of 
Rs. 1 crore ). 


Srinivasan Services Trust , Rural Development Project | Rs. 1.5 crore for three 
Jayalakshmi Estates, in 21 villages in Mysore, years commencing with 
No. 29 (Old No. 8 ), Karnataka. 

| financial year 2012 - 13 
Haddows Road , 

i.e . 2012 - 13, 2013 - 14 & 
Chennai – 600 006 . (Cost ofRs. 1.5 crore ) 2014 - 15 . 


Parivar Education Society , Infrastructure Development Rs. 12. 15 crore for three 
Bonogram , Bakhrahat of Parivar Education Society years commencing with 
Road , 

financial year 2012 - 13 
P .O . Raspunja , 

i.e. 2012 - 13, 2013 - 14 & 
Kolkata – 700 104, (Cost of Rs. 12. 15 crore) 2014 - 15 . 
West Bengal. 


10 . 


Parivar Education Society , Operational Expenditure of Rs. 48.03 crore including 
Bonogram , Bakhrahat | the ‘ Pariwar ’ Institution . a corpus fund of Rs. 20 
Road ,P .O . Raspunja , 

crore for three years 
Kolkata - 700 104 , (Cost of Rs. 48 .03 crore commencing with 
West Bengal. 

including a corpus fund of financial year 2012 - 13 
Rs. 20 crore ). 

i.e. 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 . 


1043 GI13 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC . 3( ii)] 


Juoo 


11. 


Sundaram Medical 
Foundation , 
# 9c, 4th Avenue, Shanthi 
Colony, 
Anna Nagar , 
Chennai - 40 . 


To provide critical care , Rs. 10 .23 crore for three 
emergency health care and years commencing with 
also to provide multi- financial year 2012 - 13 
specialty health care to i.e. 2012 - 13, 2013 -14 & 
senior citizens and under- 2014 -15 . 
privileged at free of cost . 


(Cost of Rs . 10 .23 crore) 
Oxfam India, 

Oxfam India Humanitarian Rs . 16 .98 crore for three 
Plot No.1, Community Response and Disaster Risk years commencing with 
Centre , Reduction . 

financial year 2012 - 13 
2nd Floor, (above Sujan 

i.e. 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
Mahinder Hospital ), ( Cost of Rs. 16 .98 crore ). 2014 - 15 . 
New Friends Colony, 
New Delhi 110 025 . 


Basavanagudi Aquatic | “ International Standard | Rs. 2 .67 crore for three 
Centre , Swimming Pool” . 

years commencing with 
Pampamahakavi Road , 

financial year 2012 - 13 
Shankarpuram , 

( Cost of Rs. 2 .67 crore) i.e . 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
Basavanagudi, 

2014 - 15 . 
Bangalore – 560 004 , 
Karnataka 


14 . 


/ 


Development Excellance | Maintenance & Expansion Rs. 15 .70 crore for three 
Foudation , of Activities of 

years commencing with 
CECIL Court , 2nd Floor, | Development Excellence financial year 2012 - 13 
M .Bhushan Road , 

Foundation at Sikar , i.e. 2012 - 13, 2013 - 14 & 
Next to Regal Cinema, Rajasthan . 

2014 - 15 . 
Mumbai – 400 002 . 

(Cost of Rs. 15 . 70 crore ) 
Azad Education Society , Maulana Azad Durbal Rs. 8 . 37 crore for three 
5883 , High School Road , Parivartan Yojana (Scheme | years commencing with 
Miraj, District Sangali , for the Welfare of financial year 2012 - 13 
Maharashtra - 416 410 . Downtrodden ). 

i.e. 2012 - 13 , 2013 - 14 & 

2014 - 15 . 
(Cost of Rs. 8.37 crore ). 


16 


Hindu Mission Hospital, 1 30 Years Service 

Rs. 27 crore for three 
103 , GST Road , 

years commencing with 
Tambaram West, 

Hindu Mission Hospital, financial year 2012 - 13 
Chennai-45 Chennai. 

i.e . 2012 - 13 , 2013 - 14 & 

2014 - 15 . 
( Cost of Rs. 27 crore ) 
Jhunjhunu Zila 

Training Development Rs. 21 crore for three 
Parayavaran Sudhar Institute at Jhunjhun , Churu , years commencing with 
Samiti , 

Sikar districts at Rajasthan financial year 2012 - 13 
B - 26 , Indira Nagar, 

i.e. 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
Jhunjhunu , 

(Cost of Rs. 21 Crore ) 2014 - 15 . 
Rajasthan . 


[ IIQUE 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


18 . 


Mahila Seva Samity . 


Mahila Seva Samity , 
5 / 1, Red Cross Place, 
Kolkata – 700 062 , 
West Bengal. 


(Cost of Rs. 3.00 Crore as 
corpus fund ) 


Rs. 3. 00 Crore as corpus 
fund for three years 
commencing with 
financial year 2012 - 13 
i.e. 2012 - 13 , 2013 - 14 
& 2014 - 15 . 


10 


Swayamkrushi, 
17, Sri Malani Housing 
Co -operative Society, 
Indian Air Line Colony , 
Trinulgherry , 
Secunderabad - 500 015 . 


Training Centre and Rs. 6 .22 crore for three 
Housing Facilities for years commencing with 
persons with mental financial year 2012 - 13 
challenges , cerebral palsy , i.e. 2012 -13, 2013 -14 & 
autism and multiple 2014 - 15 . 
disabilities . 


( Cost of Rs. 6 .22 crore ). 


Share Society to Heal Aid | Expansion of existing Rs. 16 .66 crore for three 
Restore Educate, Solitair | Sanitation , Irrigation and years commencing with 
Corporate Park Building Health Projects Training financial year 2012 - 13 
No. 5 , 7th Floor, Andheri | Centre . 

i.e. 2012 - 13, 2013- 14 & 
Kurla Road , Andheri 

2014 - 15 . 
( East), Mumbai- 400093 , (Cost of Rs. 16 .66 crore ). 
Maharashtra. 


21 . 


Shree Sardhav Gram Maintenance of Revabai Rs. 290 .40 lacs including 
Vikas Mandal , General Hospital . 

a corpus fund of Rs. 150 
Clo Revabai General 

lakh for three years 
Hospital, 

(Cost of Rs. 290 .40 lacs commencing with 
At. & Post Sardhav , including a corpus fund of financial year 2012 - 13 
Ta & District | Rs. 150 lakh ). 

i.e . 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
Gandhinagar, 

2014 - 15 . 
Gujarat 


..- 


Deepak Foundation , | Public Health Training Rs. 10 crore for three 
Deepak Farm , Opp . Institute , Vadodara District years commencing with 
Harikrupa “ Society , Near at Gujarat . 

financial year 2012 - 13 
TB Hospital Gotri Road , 

i.e . 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
Vadodara - 390021, . | (Cost of Rs. 10 crore ) 2014 - 15 . 


...--- 


---- 


- 


Light of Life Trust, Setting up and operation of a Rs. 8 .20 crore for three 
181, Hill Road , Bandra Children s Home under the years commencing with 
(west ), 

Light of Life Trust s financial year 2012 - 13 
Mumbai – 400 050 , Community Development | i.e . 2012 - 13, 2013 -14 & 
Maharashtra. 

Project Jagruti , at Tiware | 2014 - 15 . 
Village, Karjat Taluka , 
Raigad district, Mahrashtra. 


(Cost of Rs. 8.20 crore ) 


24 . 


Light of Life Trust , 


Setting up and operation of Rs. 4 . 52 crore for three 
a Medical Diagnostic Centre 1 year commencing with 
with a Mobile Medical Unit financial year 2012 - 13 


(west), 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - S :c . 3( ii)] 


Mumbai – 400 050 , 
Maharashtra . 


under the Light of Life i.e. 2012 - 13, 2013 - 14 & 
Trust s community 2014 -15 . 
development project 
“ Jaguriti at Tiware Village , 
Karjat Taluka, Raigad 
district , Mahrashtra . 


( Cost of Rs. 4 .52 crore ) 


Light of Life Trust, 
181 , Hill Road , Bandra 

(west ), 
Mumbai - 400 050 , 
Maharashtra. 


Setting up and operation of Rs. 3.28 crore for three 
a Senior Citizen s Home at years commencing with 
Tiware Village, Karjat financial year 2012 - 13 
Taluka, Raigad district, 

i.e. 2012- 13, 2013- 14 & 
Mahrashtra . 

2014 - 15 . 
( Cost of Rs. 3. 28 crore ) 


Palana Reddy Memorial 
Charitable Trust, 
D .No. 1 - 10 - 11/1 , Flat No. 
602 , Gokul Apartment, 
Street No. 4 , Ashok 
Nagar, 
Hyderabad – 20 , 
Andhra Pradesh . 


Enhancement of the Rs. 446 .83 lakh for three 
activities of present old age years commencing with 
home and upcoming 200 old | financial year 2012 - 13 
aged SC /ST /OBC & Below 

i.e. 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
Poverty Line Persons . 

2014 - 15 . 
( Cost of Rs.446 .83 lakh ) 


II . This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 
2012 - 13 , 2013 - 14 & 2014 - 15 in respect of the projects or schemes mentioned at serial numbers 1 to 
26 of the Table above . 

[No. 97 /2012 /F.No.V.-27015 /4/2012 -SO (NAT.COM ) ! 

R. SANEHWAL , Director (National Committee 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


